पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड - 14 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 25 , 1934 शक सम्वत्) [ संख्या - 11 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


83 - 91 


1500 


79 - 80 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया । 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 
975 


1425 


83 - क 


84 


उत्तराखण्ड गजट , 16 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 25, 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग - 1 

कार्यालय आदेश 

30 जनवरी, 2013 ई० 
संख्या 131 / XXXI( 1 ) / 2012 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त 
श्री सुमन सिंह वल्दिया , उप सचिव को , संयुक्त सचिव, वेतनमान ₹ 37 ,400 - 67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700 के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री वल्दिया के संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 01.02. 2013 से प्रभावी होगा तथा तैनाती 
के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री वल्दिया को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उक्त कार्मिक के उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन 
है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

कार्यालय आदेश 


30 जनवरी , 2013 ई० 
संख्या 132 / XXXI(1 ) / 2012 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त 
श्री शैलेश कुमार पन्त , अनु सचिव को उप सचिव, वेतनमान ₹ 15,600 - 39 ,500, ग्रेड वेतन ₹ 7, 600 के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री पन्त के उप सचिव के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 01.02. 2013 से प्रभावी होगा तथा तैनाती के 
आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पन्त को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

4. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 236 / (एस / बी ) / 2010 , गोकुलानन्द लोहनी बनाम राज्य तथा मा० लोक 
सेवा अधिकरण , देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्चतम 
न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या 7870 - 7871 / 2009 , योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इस 
संबंध में मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

5. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उक्त कार्मिक के उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन 
है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


कार्यालय आदेश 


30 जनवरी, 2013 ई0 
संख्या 133 / XXXI ( 1) / 2012 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त 
श्री राजेन्द्र सिंह पतियाल, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव , वेतनमान ₹ 15, 600 - 39 ,500 , ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के पद 
पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

2. श्री पतियाल के अनुसचिव के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 01. 02. 2013 से प्रभावी होगा तथा तैनाती के 
आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट , 16 मार्च, 2013 ई० ( फाल्गुन 25 , 1934 शक सम्वत् ) 

85 
3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पतियाल को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

4. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 236 / (एस / बी ) / 2010, गोकुलानन्द लोहनी बनाम राज्य तथा मा0 लोक 
सेवा अधिकरण, देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य तथा मा0 उच्च न्यायालय 
नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 49 / एस0बी0 / 2011 विक्रम सिंह राणा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य 
में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

5. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उक्त कार्मिक के उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन 
है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

कार्यालय आदेश 

30 जनवरी, 2013 ई० 
संख्या 135 / XXXI ( 1 ) / 2012 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त 
श्री आर0 सी0 शर्मा, संयुक्त सचिव को अपर सचिव , वेतनमान ₹ 37, 400 - 67,000 , ग्रेड वेतन ₹ 8,900 के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री शर्मा के अपर सचिव के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 01. 02. 2013 से प्रभावी होगा तथा तैनाती के 
आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री शर्मा को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उक्त कार्मिक के उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन 
है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

कार्यालय आदेश 

31 जनवरी , 2013 ई० 
संख्या 144 / XXXI( 1 ) / 2012 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त श्री पूरन सिंह राणा, 
समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15 ,600 - 39, 100, ग्रेड वेतन ₹ 5, 400 के पद पर कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री राणा के अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 01.02 . 2013 से प्रभावी होगा तथा तैनाती 
के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राणा को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

4. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 236 / ( एस / बी ) / 2010 , गोकुलानन्द लोहनी बनाम राज्य तथा मा० लोक 
सेवा अधिकरण, देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्चतम् 
न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या 7870 - 7871 / 2009, योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इस 
संबंध में मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य मा० न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन 
होगी । 

___ _ 5. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उक्त कार्मिक के उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन 
है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामशीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 

राखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


क्रम 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 
प्रमुख सचिव । 


86 


उत्तराखण्ड गजट , 16 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 25, 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


कार्यालय आदेश 

08 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 169 / XXXI( 1 ) / 2012 - सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
167 / XXXI(1) / 2012, दिनांक 07 फरवरी, 2013 द्वारा निजी सचिव, संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सचिवों को 
नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव , वेतनमान ₹15,600 - 39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600 में अस्थाई रूप से कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गयी है : 


क्र0 सं0 


अधिकारी का नाम 


____ 1. श्री सुरेन्द्र कुमार 

2. श्री लीला सिंह नेगी 
2. सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग - 1 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 फरवरी, 2013 के प्रस्तर - 1, 
प्रस्तर - 4 एवं प्रस्तर - 5 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के 
प्रस्तर - 1 में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के स्थान पर " वरिष्ठ निजी सचिव , प्रस्तर - 4 में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 
10 ,600 - 10, 601 / 2011, श्री अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन के स्थान पर श्री कृष्ण कुमार मदान बनाम 
श्री अशोक कुमार एवं अन्य पढ़ा जाय तथा प्रस्तर - 5 को निम्नवत् पढ़ा जाय : 

“ उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की 
स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 

3. सचिवालय प्रशासन ( अधि0) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 167 / XXXI (1) / 2012, दिनांक 07 फरवरी, 2013 
को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


कार्यालय आदेश 

08 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 170 / XXXI(1 ) / 2012 - सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ), अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
166 / XXX|(1) / 2012 , दिनांक 07 फरवरी, 2013 द्वारा निजी सचिव , संवर्ग के निम्नलिखित अपर निजी सचिवों को 
नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव , वेतनमान ₹15 ,600 - 39 ,100 , ग्रेड वेतन ₹ 5,400 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गयी है : 

क्र0 सं0 अधिकारी का नाम । 


1. श्री अतुल कुमार 

2. श्री भीमसेन 
2. सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग - 1 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 फरवरी, 2013 के प्रस्तर - 4 
में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर - 4 को निम्नवत् 
पढ़ा जाय : 

“ उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की 
स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 

3. सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 166 / XXXI(1 ) / 2012, दिनांक 07 फरवरी, 2013 
को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 16 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 25, 1934 शक सम्वत्) । 


1 


वित्त अनुभाग - 8 
विज्ञप्ति / स्थानान्तरण / समायोजन 

12 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या 160 / 2013 / 16 (100 ) / XXVII (8) / 12 - राज्य की सीमाओं एवं रेलवे स्टेशनों की जाँच चौकियां, 
दिनांक 01.03. 2013 से समाप्त किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना दिनांक 17.12. 2012 के अनुक्रम में वाणिज्य 
कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को उनके नाम के सम्मुख क्रमांक 04 पर 
अंकित पद स्थान पर जनहित में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है : 
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम वर्तमान तैनाती स्थान 

तैनाती का स्थान 
2 3 

4 
1. श्री मनीष मिश्रा 

असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, सचल दल , ऋषिकेश 

खण्ड - 5, देहरादून 
2. श्री राहुल वर्मा असिस्टेंट कमिश्नर , 

सचल दल इकाई (ए), देहरादून एवं अतिरिक्त 
सचल दल - प्रथम, देहरादून प्रभार सचल दल इकाई (बी), देहरादून 
3. श्री जितेन्द्र गुप्ता असिस्टेंट कमिश्नर , 

सचल दल इकाई (ए), विकासनगर एवं अतिरिक्त 
सचल दल - द्वितीय , विकासनगर प्रभार सचल दल इकाई ( बी ), विकासनगर 
4. श्री कार्तिकेय वर्मा असिस्टेंट कमिश्नर, 

सचल दल इकाई ( ए), हरिद्वार एवं अतिरिक्त 
सचल दल , हरिद्वार 

प्रभार सचल दल इकाई ( बी ), हरिद्वार तथा 

सचल दल , लक्सर 
5 . श्री इशहाक खॉ असिस्टेंट कमिश्नर , 

सचल दल , रुड़की एवं अतिरिक्त प्रभार सचल 
सचल दल , रुड़की 

दल , भगवानपुर एवं सचल दल , अमरपुर 
6. श्री संतोष सिंह 

असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , सचल दल इकाई , कोटद्वार 
मण्डल कार्यालय, कोटद्वार 


7 . श्री विनय कुमार पाण्डेय असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , सचल दल इकाई ( बी0 ), काशीपुर एवं अतिरिक्त 
खण्ड - 1, काशीपुर 

प्रभार सचल दल इकाई , जसपुर 
8. श्री धर्मेन्द्र राज चौहान । असिस्टेंट कमिश्नर, सचल दल , सचल दल इकाई ( ए), काशीपुर एवं अतिरिक्त 
काशीपुर 

प्रभार सचल दल , बाजपुर 
9. श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह असिस्टेंट कमिश्नर , वाणि0 कर , सचल दल , किच्छा 

किच्छा 
10 . श्री ज्ञान चन्द्र 

असिस्टेंट कमिश्नर , सचल दल , सचल दल इकाई ( ए) एवं अतिरिक्त प्रभार सचल 
रुद्रपुर 

दल इकाई ( बी ), रुद्रपुर 
11 . श्री जी0एस0 मर्तोलिया असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, सचल दल , टनकपुर 

मण्डल कार्यालय, खटीमा 
12. श्री अजय विरथरे असिस्टेंट कमिश्नर , सचल दल , सचल दल, खटीमा एवं अतिरिक्त प्रभार सचल 
खटीमा 

दल , सितारगंज 
13. श्री वीर सिंह 

असिस्टेंट कमिश्नर, सचल दल , सचल दल इकाई (ए ), हल्द्वानी एवं अतिरिक्त 
हल्द्वानी 

प्रभार सचल दल इकाई ( बी ), हल्द्वानी 
14. श्री नीरज कुमार 

असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, सचल दल , रामनगर 
खण्ड - 4, हरिद्वार 


88 


उत्तराखण्ड गजट , 16 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 25 , 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


2. उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित असिस्टेन्ट कमिश्नर को उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त निम्नवत् 
अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है : 

(1) श्री सौरभ तिवारी, अस्टेिन्ट कमिश्नर, मण्डल कार्यालय , मसूरी को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

खण्ड - 5, देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


( 2 ) श्री दीपक बृजवाल, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर , खण्ड - 2, हरिद्वार को असिस्टेंट कमिश्नर, 

खण्ड - 4, हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


( 3) श्री जी0एस0 मर्तोलिया , असिस्टेंट कमिश्नर, सचलदल , टनकपुर को मण्डल कार्यालय, टनकपुर का 

अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
(4) श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर , खण्ड –2, रुद्रपुर , को असिस्टेंट कमिश्नर , 

किच्छा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


उक्त आदेश दिनांक 01. 03. 2013 से प्रभावी होंगे । 


विज्ञप्ति / समायोजन 

12 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या 141 / 2013 / 16 (100 ) / XXVII( 8) / 12 - वाणिज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत डिप्टी 
कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ - साथ क्रमांक 04 पर अंकित खण्ड का कार्यभार अतिरिक्त 
रूप से प्रदान किया जाता है , जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता आदि देय नहीं होगा : 
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम 

वर्तमान तैनाती स्थान 

अतिरिक्त प्रभार 
___ 1 2 

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0 ), असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , कोटद्वार 
वाणिज्य कर, कोटद्वार 


3 


2. श्री ललित कुमार खुल्वे डिप्टी कमिश्नर (क०नि० ) - 1, असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , खण्ड - 1 , 

वाणिज्य कर, काशीपुर काशीपुर 


3. श्री रोहित श्रीवास्तव 


डिप्टी कमिश्नर ( क0नि0 ), असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर, खटीमा 
वाणिज्य कर, खटीमा 


4. श्री राजेन्द्र लाल वर्मा 


डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड - 4, देहरादून 
प्रतिनिधि , देहरादून 


5 . श्री प्रवीण कुमार 


डिप्टी कमिश्नर - 1, देहरादून असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड - 8, देहरादून 


उक्त आदेश दिनांक 01.03. 2013 से प्रभावी होंगे । 


विज्ञप्ति / स्थानान्तरण / समायोजन 

12 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या 161 / 2013 / 16 (100) / XXVII (8) / 12 - राज्य की सीमाओं एवं रेलवे स्टेशनों की जाँच चौकियां, 
दिनांक 01.03. 2013 से समाप्त किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना दिनांक 17.12.2012 के अनुक्रम में वाणिज्य 
कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित वाणिज्य कर अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख क्रमांक 04 
पर अंकित पद स्थान पर जनहित में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है : 


89 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 16 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 25, 1934 शक सम्वत् ) 
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम वर्तमान तैनाती स्थान 

प्रस्तावित तैनाती का स्थान 


1 


2 


3 


4 


सचल दल, द्वितीय , विकासनगर 


जांच चौकी, कुल्हाल 


जांच चौकी, कुल्हाल 


जांच चौकी, तिमली 
जांच चौकी, तिमली 


जांच चौकी, ढालीपुर 
सचल दल , प्रथम, देहरादून 
जांच चौकी, आशारोड़ी 
रेलवे जांच चौकी, देहरादून 
जांच चौकी, आशारोड़ी 
जांच चौकी, आशारोड़ी 
रेलवे जांच चौकी, देहरादून 
रेलवे जांच चौकी, ऋषिकेश 


रेलवे जांच चौकी, ऋषिकेश 


सा 


1. श्री जितेन्द्र कुमार 
2. श्री कबीर सिंह चौहान 
3. श्री एम0 के0 काला 

___ श्री अवनीश पाण्डेय 
5 . श्री गब्बर सिंह 

श्री जमशेद अली 

श्री नितिन विश्वकर्मा 
__ श्री जयदीप सिंह रावत 
9. श्री एन0 एस0 बिष्ट 
10. श्री रजनी कान्त शाही 
11 . मौ० इमरान 
12. श्री बी0पी0 केष्टवाल 
13. श्री के0एस0 नेगी 
14. श्री मदन मोहन ममगई 
15. श्री कमल देव 
16 . श्री टीकाराम चन्याल 
17. श्री राम लाल 
18. श्री मन्वीराज 
19. श्री बी0के0 शर्मा 
20. श्री कृष्ण कुमार 
21. श्री संजय कुमार 
22. श्री जीशान मलिक 
23. श्री के0के0 पाण्डेय 
24 . श्री बी0एस0 रावत 
25 . डा0 रिकंन सिंह 
26. श्री मानवेन्द्र सिंह 
27. श्री अंजनी कुमार 
28. श्री सुरेन्द्र सिंह राणा 
29 . मौ0 कासिम 
30 . श्री चंचल चौहान 
31. श्री डी0के0 मिश्रा 
32. श्री दिनकर गुप्ता 


जांच चौकी, आशारोड़ी 
सचल दल , हरिद्वार 
जांच चौकी, चिड़ियापुर 
रेलवे जांच चौकी, हरिद्वार 
रेलवे जांच चौकी, हरिद्वार 
जांच चौकी, चिड़ियापुर 
जांच चौकी, तुगलपुर 
जांच चौकी, कुआहेड़ी नारसन 
जांच चौकी, कुआहेड़ी नारसन 
जांच चौकी, तुगलपुर 
सचल दल , रुड़की 
जांच चौकी, कुआहेड़ी नारसन 
जांच चौकी, कुआहेड़ी नारसन 
जांच चौकी , चौली 
जांच चौकी, चौली 
जांच चौकी, चौली 
जांच चौकी, कौड़िया 


सचल दल इकाई (ए), विकासनगर 
सचल दल इकाई (ए), विकासनगर 
सचल दल इकाई (ए), विकासनगर 
सचल दल इकाई ( बी), विकासनगर 
सचल दल इकाई ( बी ), विकासनगर 
सचल दल इकाई ( बी ), विकासनगर 
सचल दल इकाई (ए), देहरादून 
सचल दल इकाई (ए), देहरादून 
सचल दल इकाई (ए), देहरादून 
सचल दल इकाई ( बी ), देहरादून 
सचल दल इकाई ( बी), देहरादून 
सचल दल इकाई ( बी ), देहरादून 
सचल दल इकाई , ऋषिकेश 
सचल दल इकाई , ऋषिकेश 
सचल दल इकाई , ऋषिकेश 
सचल दल इकाई (ए), हरिद्वार 
सचल दल इकाई (ए), हरिद्वार 
सचल दल इकाई (ए), हरिद्वार 
सचल दल इकाई ( बी ), हरिद्वार 
सचल दल इकाई ( बी ), हरिद्वार 
सचल दल इकाई ( बी ), हरिद्वार 
सचल दल इकाई , लक्सर 
सचल दल इकाई , लक्सर 
सचल दल इकाई , लक्सर 
सचल दल इकाई , रुड़की 
सचल दल इकाई, रुड़की 
सचल दल इकाई, रुड़की 
सचल दल इकाई, भगवानपुर 
सचल दल इकाई , भगवानपुर 
सचल दल इकाई, भगवानपुर 
सचल दल इकाई , कोटद्वार 
सचल दल इकाई, कोटद्वार 


जांच चौकी, कौडिया 


90 


उत्तराखण्ड गजट, 16 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 25 , 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


3 


4 


33 . श्री कयूम अहमद जांच चौकी, चिड़ियापुर 
34 . श्री भरत गोयल जांच चौकी, अमरपुर 
35 . श्री धर्मेन्द्र कुमार जांच चौकी, नारसन 
36 . श्री राजेश कुमार सिंह जांच चौकी, तुगलपुर 
37 . श्री आशोक कुमार जांच चौकी, धर्मपुर 
38. श्री आशोक गाल जांच चौकी, धर्मपुर 
39 . श्री जे०एस० बिष्ट जांच चौकी, धर्मपुर 
40 . श्री कुलदीप सिंह सचल दल , काशीपुर 
41. श्री विनोद कुमार आर्या जांच चौकी, शाहगंज 
42 . श्री जोगेन्द्र त्रिपाठी जांच चौकी, महेशपुरा 
43. श्री अम्बा दत्त काण्डपाल रेलवे जांच चौकी, काशीपुर 
44. श्री अनिल कुमार जांच चौकी, शाहगंज 
45. श्री देवेन्द्र प्रसाद भट्ट जांच चौकी, शाहगंज 
46 . श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा जांच चौकी, कौड़िया 
47 . श्री प्रदीप चन्द्रा जांच चौकी, आशारोड़ी 
48 . श्री बच्ची सिंह बिष्ट जांच चौकी, महेशपुरा 
49 . श्री राहुल कान्त आर्य सचल दल , रुद्रपुर 
50. श्री दुवे उमेश महेन्द्रनाथ जांच चौकी, रुद्रपुर 
51. श्री जे0पी0एस0 बिष्ट जांच चौकी, रुद्रपुर 
52 . श्री संजीव कुमार जांच चौकी, आशारोड़ी 
53. श्री गोपाल दत्त तिवारी जांच चौकी, रुद्रपुर 
54. श्री पीतम सिंह 

जांच चौकी, रुद्रपुर 
55 . श्री दीपक कुमार जांच चौकी, सुताईया 
56 . श्री एन0के0एस0 रजवार जांच चौकी, सुताईया 
57 . श्री गिरीश चन्द्र तिवारी जांच चौकी, सुताईया 
58. श्री अनिल कुमार सिन्हा सचल दल , खटीमा 
59 . मौ0 शाहिद 

जांच चौकी , टेड़ाघाट 
60 . श्री ध्यान सिंह रावत । जांच चौकी, टेड़ाघाट 
61. श्री हरि ओम वर्मा जांच चौकी, नारसन 
62. श्री जी0आर0 मौर्या जांच चौकी , सुताईया 
63. श्री जी0डी0 बगौली जांच चौकी, सुताईया 
64 . श्री जीवन सिंह रेलवे जांच चौकी, रुद्रपुर 
65. श्री गोवर्धन लाल रेलवे जांच चौकी, रुद्रपुर 


सचल दल इकाई, कोटद्वार 
सचल दल इकाई , अमरपुर 
सचल दल इकाई , अमरपुर 
सचल दल इकाई, अमरपुर 
सचल दल इकाई , जसपुर 
सचल दल इकाई , जसपुर 
सचल दल इकाई , जसपुर 
सचल दल इकाई (ए), काशीपुर 
सचल दल इकाई (ए), काशीपुर 
सचल दल इकाई (ए), काशीपुर 
सचल दल इकाई ( बी ), काशीपुर 
सचल दल इकाई ( बी), काशीपुर 
सचल दल इकाई ( बी ), काशीपुर 
सचल दल इकाई, बाजपुर 
सचल दल इकाई , बाजपुर 
सचल दल इकाई, बाजपुर 
सचल दल इकाई ( ए), रुद्रपुर 
सचल दल इकाई ( ए), रुद्रपुर 
सचल दल इकाई (ए), रुद्रपुर 
सचल दल इकाई ( बी), रुद्रपुर 
सचल दल इकाई ( बी ), रुद्रपुर 
सचल दल इकाई ( बी), रुद्रपुर 
सचल दल इकाई, किच्छा 
सचल दल इकाई , किच्छा 
सचल दल इकाई , किच्छा 
सचल दल इकाई , खटीमा 
सचल दल इकाई , खटीमा 
सचल दल इकाई , खटीमा 
सचल दल इकाई , सितारगंज 
सचल दल इकाई , सितारगंज 
सचल दल इकाई , सितारगंज 
सचल दल इकाई , टनकपुर 
सचल दल इकाई , टनकपुर 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 16 मार्च, 2013 ई0 ( फाल्गुन 25, 1934 शक सम्वत् ) 


91 


3 


66 . श्री चन्द्र बल्लभ 

जांच चौकी , सुताईया 
67. श्री हरिकिशन सिंह जांच चौकी, अमपुर 
68 . मौ0 याशिर 

जांच चौकी, कुल्हाल 
69. श्री शिवराज सिंह बनौला जांच चौकी, महेशपुर 
70. श्री नन्दन गिरी 

सचल दल, हल्द्वानी 
71. श्री एस0डी0 पुजारी रेलवे जांच चौकी, हल्द्वानी 
72. श्री शंकर राम आर्य जांच चौकी, रुद्रपुर 
73. श्री संतोष सिंह जांच चौकी, चौली 
74. श्री सुरेन्द्र प्रसाद रेलवे जांच चौकी, हल्द्वानी 
75. श्री हीरा सिंह जंगपागी जांच चौकी, रुद्रपुर 


सचल दल इकाई, टनकपुर 
सचल दल इकाई , रामनगर 
सचल दल इकाई , रामनगर 
सचल दल इकाई , रामनगर 
सचल दल इकाई (ए), हल्द्वानी 
सचल दल इकाई (ए), हल्द्वानी 
सचल दल इकाई (ए), हल्द्वानी 
सचल दल इकाई ( बी ), हल्द्वानी 
सचल दल इकाई ( बी ), हल्द्वानी 
सचल दल इकाई ( बी ), हल्द्वानी 


उक्त आदेश दिनांक 01. 03. 2013 से प्रभावी होंगे । 


राधा रतूड़ी, 
प्रमुख सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर0ई0) 11 हिन्दी गजट / 155 – भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 16 मार्च, 2013 ई० ( फाल्गुन 25 , 1934 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

CHARGE CERTIFICATE 

( Handing over charge ) 


January 30, 2013 


No . 469UHC/ Admin. A/ 2011 -- CERTIFIED that the office of Additional Registrar -II , High Court of 
Uttarakhand ,Nainital is transferred (on proceeding on earned leave for04 days w .e.f. 21.01.2013 to 24 .01.2013 
with permission to prefix 19. 01 . 2013 & 20 . 01. 2013 as Saturday & Sunday and to suffix 25. 01 . 2013, 26 .01. 2013 
and 27.01.2013 as Barawafat , Republic Day and Sunday holidays respectively for the purpose of L. T.C ., 
sanctioned vide order dated 21. 12 . 2012 ), as herein denoted in the afternoon of 18 . 01. 2013 . 


Relieved Officer 


(BHARAT BHUSHAN PANDEY ) 


Countersigned 


(Illegible ) 


Registrar Inspection , 


High Court of Uttarakhand , 


Nainital . 


79 - ख 


Ba 


g 


, 16 H17 , 2013 g 


(414F 25 , 1934 91 Hea ) 


[OTI 1 - 


CHARGE CERTIFICATE 

( Taking over charge) 

January 30 , 2013 
No.470UHC /Admin . A / 2013 --CERTIFIED that the office of Additional Registrar- II , High Court of 
Uttarakhand , Nainital is transferred (on return from earned leave for 04 days w . e. f. 21 .01. 2013 to 24 .01. 2013 
with permission to prefix 19 .01. 2013 & 20 .01. 2013 as Saturday & Sundays and to suffix 25 .01. 2013 , 26 .01. 2013 
and 27 .01 . 2013 as Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively, for the purpose of L . T. C . 
sanctioned vide order dated 21. 12 . 2012 ), as herein denoted in the forenoon of 28 .01. 2013 . 
Relieving Officer 

(BHARAT BHUSHAN PANDEY) 
Countersigned 


(Illegible ) 


Registrar Inspection , 
High Court of Uttarakhand , 


Nainital. 


Moyvoyo (3100) 11 for TC / 155 –911 1 – 5 – 2013 (qrafer / fort) || 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू०ए० / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की , शनिवार , दिनांक 16 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 25, 1934 शक सम्वत् ) 


भाग 8 


सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
"मैंने अपना नाम मुकेश कुमार से बदलकर मुकेश कुमार शर्मा रख लिया है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, 
पहचाना व पुकारा जाये, मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री माया राम, 188 / 3, सालावाला, पो0आ0 दिलाराम बाजार , देहरादून , 
उत्तराखण्ड । 


दिनांक 09 - 03 - 2013 


(मुकेश कुमार शर्मा) 

पुत्र श्री माया राम , 
188 / 3, सालावाला , 
पो0आ0 दिलाराम बाजार, 

देहरादून । 


पी०एस०यू० ( आर0ई0) 11 हिन्दी गजट / 155 - भाग 8 - 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


25 - ट 


